PARIII 


HARYANA GOVT. GAZ .. FEB. 4, 2014 ( MAGH. 15. 1935 SAKA) 


119 


कृषि विभाग 


दिनांक 8 जनवरी, 2014 


संख्या 1687 कृ ० अनु०-(1) -2013/297.-- हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 ( 1961 का अधिनियम. 23 ). की धारा 7 की 
उप- धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल. इसके द्वारा. हरियाणा सरकार, कृषि विभाग. अधिसूचना 
संख्या 164 -कृ ० अ०-(1) 907 :0915. दिनांक 26 अप्रैल, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं . अर्थात् 


संशोधन 


हरियाणा सरकार. कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 164 कृ ० अ०-(1) 90/10915. दिनांक 26 अप्रैल, 1990 में . विद्यमान अनुसूची के स्थान 
पर. निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी . अर्थात् : 


अनुसूची 


उप मण्डी प्रांगण का नाम 


मण्डी प्रांगण का परिक्षेत्र 


अधिसूचित मण्डी क्षेत्र 


-- 


2 


3 


फल तथा सब्जी मण्डी पिहोवा 


फल तथा नई सब्जी मण्डी, पिहोवा की सीमायें निम्न अनुसार हैं 


पिहोवा 


पूर्व : 


अनाज मण्डी । 


पश्चिमः श्री 

गुरमुख सिंह पुत्र 

श्री कमालसिंह तथा अन्य तथा श्री पुष्प राज 
पुत्र 

श्री तरनी प्रसाद तथा अन्य का रिहायशी क्षेत्र तथा खाली प्लाट 
मुरब्बा संख्या 67 खेवट संख्या 160 , 161, 162, 482 , 485 और 
किला संख्या 11, 20, 1/1, 112. तथा श्री जगीर सिंह पुत्र 
श्री हाकम सिंह तथा अन्य तथा श्री परवीन 
श्री हंसराज तथा अन्य गांव. पिहोवा का तथा मुरब्बा 
संख्या 55 , 68, खेवट संख्या 160. 163. 164. 482 और 


कुमार पत्नी 


किला संख्या 16/1/1 . 15, 21 , 5 . 


उत्तर: 


श्री रवि पुत्र 

श्री पविन्द्र सिंह तथा अन्य की कृषि भूमि किला 
संख्या 18 खेवट संख्या 1187 खाता संख्या 55 तथा किला 
संख्या 19, खेवट 173. तथा खाता संख्या 55 गांव पिहोवा 
और श्री खुशी राम पुत्र श्री राम स्वरूप. किला संख्या 17. 
खेवट संख्या 1188. खाता संख्या 55 . 


दक्षिणः हैफेड गोदाम " । 


रोशन लाल. 


प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार . 

कृषि विभाग । 


120 


HARYANA GOVT . GAZ ., FEB . 4. 2014 (MAGH . 15 , 1935 SAKA ) 


[ PARTI 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 8th January , 2013 


No. 1687 -Agri . Sec. (1) 2013/297. In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2) section 7 of the 
Haryana Agricultural ProduceMarkets Act, 1961 ( Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following 
amendment in the Haryana Government, Agriculture Department, Notification No. 164 - Agri. Sec . (1 )-90/10915 , 
dated thc 26th April, 1990 , namely : 


In the Haryana Government, Agriculture Department, Notification No. 164 -Agri. Sec. ( 1)-90/10915 , dated the 
26th April, 1990 , for existing Schedule , the following Schedule shall be substituted , namely: 


SCHEDULE 


Name of sub -market yard 


Locality of Sub -market yard 


Notified Market Area 


2 


- 


3 


Fruits and New Vegetable 


Boundries of Fruits and New Vegetable Market 


Pehowa 


Market Pehowa 


Pehowa as under : 


East: 


Anaj Mandi 


West ; 


Residential area and Vacant Plots Murba number 67., 


Khewat number 160, 161, 162,482 , 485 and 
Kila number 11 , 20 , 171, 1/2 of Sh . Gurmakh Singh 
S / o Sh . Kamaal Singh and others and Sh . Pusp Raj 
Slo Sh . Tarni Prasad and others. Murba number 55,68 


Khewat number 160, 163, 164 , 482 and Kila 


number 16/1/1 , 15,21.5 of Sh . Jagir Singh Slo 
Sh . Hakam Singh and others and Sh . Parveen Kumar 
Wlo Sh . Hansraj and others village Pehowa. 


North : Agriculture land of Sh ., Ravi Slo Sh . Pawinder and 


others Kila number 18 Khewat 1187. Khata 


number 55 and Kila number 19, Khewat number 173, 


Khata number 55 village Pehowa and Sh . Khushi Ram 
Slo Ram Sawroop village Pehowa, Kila number 
Khewat number 1188 Khata number 55 . 


South : HAFED Godowns " , 


ROSHAN LAL , 
Principal Secretary to Govemment Haryana, 

Agriclture Department. 


